निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1933 ( 20 ) 
( सं0 पटना 445 ) पटना, वृहस्पतिवार , 25 अगस्त 2011 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


पत्र सं० 2 लेखा- 28/ 2004 - 2423 /वि०स० 


प्रेषक , 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , 


अवर सचिव , बिहार विधान - सभा, पटना । 


सेवा में , 


अवर सचिव , 


वित्त ( वै०दा०नि०को० ) विभाग , 


बिहार सरकार , पटना । 


पटना , दिनांक 6 जुलाई, 2011 ई० । 


विषयः- श्री भूषण कुमार झा, प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विधान - सभा , पटना को शहरी परिवहन भत्ता अंके 1000. 00 


1CHI 


( एक हजार ) रुपये की स्वीकृति के संबंध में । 


महोदय , 


निदेशानुसार सूचित करना है कि श्री भूषण कुमार झा , प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा, पटना को दिनांक 


01 जनवरी 2010 से एम०ए०सी०पी० ( एम०ए०सी०पी० ) के तहत वेतन बैंड सभा सचिवालय के पत्रांक 1200 , दिनांक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अगस्त 2011 
10 जून 2011 के आलोक में अंके 6600 ( छः हजार छः सौ ) रुपये वेतनमान अंके 15,600 - 39 ,100 हो जाने के 


फलस्वरूप शहरी ट्रांसपोर्ट भत्ता अंके 1000. 00 ( एक हजार) रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है । 

अतः अनुरोध है कि श्री भूषण कुमार झा , प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा, पटना के वेतन पूर्जा में 
शहरी परिवहन भत्ता अंके 1000.00 ( एक हजार) रुपये अंकित करते हुए वेतन पूर्जा निर्गत करने की कृपा की जाय । 


विश्वासभाजन , 


सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , 


अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 445 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih.nic. in 


